निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 श्रावण 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 635 ) पटना , सोमवार , 1 अगस्त 2016 


सं0 08 / आरोप - 01 - 158 / 2014, सा0प्र0 - 9086 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

28 जून 2016 
श्री राजेश कुमार, (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक 1107 / 04 , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर (बक्सर ) 
के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 3976, दिनांक 06.05.2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं 
अपील) नियमावली 2005 के नियम -17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । विभागीय जाँच आयुक्त , 
बिहार , पटना को उक्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना के दिनांक 31.07.2015 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण 
उक्त विभागीय कार्यवाही को उनके द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सका । 

2. सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक - 12626, दिनांक 26.08. 2015 एवं पत्रांक - 17089, दिनांक 
11. 12 .2015 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में संबंधित विभागीय कार्यवाही को पूर्ण किये जाने हेतु विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक - 17562 , दिनांक 21.12 .2015 द्वारा श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भा०प्र०से० (1980 ) सम्प्रति महानिदेशक, सेन्टर 
फॉर गुड गवर्नेस बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया , परन्तु उक्त विभागीय कार्यवाही पूर्ण नहीं 
हो सकी । 

____ 3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के पत्र ज्ञापांक - 8617 , दिनांक 15.06 .2016 द्वारा श्री श्रीवास्तव के 
समक्ष जाँचाधीन / लंबित मामलों को वापस लेने एवं विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी 
बनाने का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय पर माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 अगस्त 2016 
4. तद्नुसार श्री राजेश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1107 / 04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, 
राजपुर (बक्सर ) सम्प्रति अपर समाहर्ता ( लोक शिकायत निवारण )- सह -जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी , 
भोजपुर, आरा के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 3976 , दिनांक 06. 05 .2009 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को 
पूर्ण किये जाने हेतु श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त , भा०प्र०से० (1980 ) सम्प्रति महानिदेशक , सेन्टर फॉर गुड 
गवर्नेस बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये जाने से संबंधित संकल्प ज्ञापांक - 17562, दिनांक 21 .12. 
2015 को वापस लेते हुए विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

5. विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 3976, दिनांक 06 .05. 2009 की शेष शर्ते यथावत् रहेगी । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 635 -571 + 10 - डी0टी0जी0I 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


